546 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 2, 1989 ( VYSK. 12 , 1911 SAKA) 


[ PART 1 


दिनांक 25 अप्रैल , 1989 


क्रमांक 186- ज-II- 89/ 11291.-- श्री भगवान सिंह, पुत्र श्री तुला राम , निवासी गांव धुसकामी , 

धुसकामी, तहसील व 
जिला भिवानी, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2(ए)( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 438-ज03-78/10961, दिनांक 17 अप्रैल, 1978, द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-J 
79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर 
की गई थी । 


2. अब श्री भगवान सिंह की दिनांक 24 अगस्त , 1988, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है) की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री भगवान सिंह की विधवा श्रीमती माना देवी 
के नाम खरीफ , 1988 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


. 


क्रमांक 325- ज (II )-89/ 11295.- श्री प्रहलाद सिंह, पुत्र श्री मनसा राम, निवासी गांव वास अकवरपुर , तहसील हांसी , 
जिला हिसार, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियय , 1948, की धारा 2(ए ) (1 ए) तथा 3(1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 1598- ज-11-79/ 411 2, दिनांक 16 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1789-ज- 1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से 
जागीर मंजूर की गई थी । 


2 . 


अब श्री प्रहलाद सिंह की दिनांक 1 मार्च, 1984, को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप , हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम । ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया 
गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री प्रहलाद सिंह की विधवा 
श्रीमती चन्द्रपति के नाम रबी, 1984, से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत 
तबदील करते हैं । 


है 


राज कुमार अरोड़ा, 
अवर सचिव, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDING AND ROADS BRANCH 


BHIWANI CIRCLE 


. 


The 25th April, 1989 


No.. Z -42A/ IV/ 679- B.-- Whereas it appears to the . Governor of Haryana that the land is likely to 
be required to be taken by Government , at public expense , for a public purpose , namely , constructing 
Baganwla Approach Road , it is hereby notified that the land in locality described below is likely be 
acquired for the above purpose . 


This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act , 1894, to all 
whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased to 
authorise the officers, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to 
enter upon and survey any land in the locality . and do all other acts required or permitted by that 
section. 


Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality may 
within 30 days of the pnblication of this notification file an objection in wriling before the Land Acquisi 
tion Offtcer, P. W. D., B. & R. Hissar/D . R. O. Bhiwani. 


PARTI] 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 2 , 1989 (VYSK. 12 , 1911 SAKA) 


547 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Locality / 

Village 
Hadbast No. 


Arca in 
acres 


A. A.P. 


2.36 
4.43 


6.79 


. 


Bhiwani 


Bhiwani 


Tosham 


240 


241 


. 


33 


5, 6/1, 6/ 2,7 


9, 10/1 , 10/2, 11. 12 


241 


13/1 , 13/2 , 14, 15/2 , 16, 17 


242 


18, 19, 20/1, 20/2, 22. 23, 24/1, 24/2, 25 


243 


263 


21 


10, 11, 12 , 18 , 19, 23, 24 


264 


265 


, 


5 


, 


1/1, 1/2, 3, 4 , 6, 7/1 , 7 / 2,8,9, 15 
273 

273/1 


C 


5 


1 , 10, 11 , 16 , 17, 23 


387, 435, 441 , 443, 469 , 576, 871/1 , 1737 , 
1786 . 


( Sd. ) 


. 


Sureiinter cing Trrru. 
IhvP1 ( W.D.. F. & R FUTE. 

Bhiwani, 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा सड़क शाखा 


भिवानी सर्कल 


दिनांक 25 अप्रैल , 1989 
सं ० मं ० जैड - 42-ए/ 4/ 679- बी . - चुकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा , 
सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् बागनवाला प्राप्रोच रोड़ के निर्माण के लिए अपेक्षित है इस लिए यह अधिसूचित 
किया जाता है कि नीचे विशिष्ट में वर्णित भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम , 1894, की धारा 4 के उपबन्ध के अधीन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे अधि 
कारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा 
अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


. 


548 


HARYANA GOVT GAZ., MAY 2 , 1989 (VYSK . 12 , 1911 SAKA ) 


[PART 1 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप हो इस अधिसूचना 
के राजपत्र में प्रकाशन या दो समाचार-पत्रों में उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो , तीस दिन की अवधि 
के भीतर भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, हिसार के सन्मुख लिखित रूप में दायर 
कर सकता है । 


विशिष्ट 


जिला 


तहसील 


हदबस्त सं ० 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र 
गांव 


खसरा सं ० 


भिवानी 


भिवानी 


तोसाग , 


ए.ए. 2.36 


33 


पी . 4.43 


- 


6.79 


240 


5 , 


6/1 , 


6/2 


7 


241 


, 


9, 10/1 , 10/2, 11, 12, 13/1, 13/2, 
14, 15/2, 16, 17 


242 


20/2, 


18, 19, 20/1 , 
24/2, 25 


22, 23, 24/1 , 


243 


263 


21 


10, 11 , 12, 18 , 19, 23, 24 


264 


, 


1/1, 1/2, 2, 3, 4, 6, 7/177/2, 8, 9, 15 


265 - 273 


273/1 


6,5 


1, 10, 11, 16, 17 , 23 


387, 435 , 441, 443, 


569 , 576 , 871/1 , 1737, 1786 . 


( हस्ताक्षर ) 


अधीक्षक अभियन्ता , 
भिवानी सर्कल , लो ० नि ०वि ० , भ ० एवं मा ० शाखा , 


भिवानी । 


